निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 575 ) 


28 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 18 जून 2018 


सं० टी - 2 / नामां० ( सी0ओ0ई0 ) - 20 / 2012 - 1139 

श्रम संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार , पटना । 


संकल्प 

28 मई 2018 
विषय: 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर में गठित संस्थान प्रबंधन समिति ( आई० एम० सी० ) में 

संशोधन के संबंध में । 
श्रम संसाधन विभाग के संकल्प सं0 - 407 दिनांक 09 .03.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए औ0 प्र0 संस्थान , 
मुजफ्फरपुर के संस्थान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष " के पद पर मनोनित श्री रणजीत सिन्हा, महाप्रबंधक भारत बैगन 
एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी लि0, मुजफ्फरपुर के स्थान पर श्री गुरदीप सिंह , टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्डिनेटर 
आर0ओ0ई0 - 2, मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड को ( भारत बैगन एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी लि0 , मुजफ्फरपुर को 
भारत सरकार के द्वारा बंद करने के कारण) मनोनित किया जाता है । 

2. शेष सदस्य यथावत रहेंगे । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को 
प्रकाशित किया जाए और सभी संबंधित को इसकी एक प्रति दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


आप 


No. T - 2 / Nama. ( COE)- 20/ 2012- 1139 

The 28th May 2018 
Subject: - Regarding Revision in constituted Institute Management Committee (IMC) of ITI, 

Muzaffarpur. 
___In accordance to Labour Resource Department , Bihar , Patna, the resolution no. - 407 dated 
09. 03. 2005 has been partially amended to nominate Shri Gurdeep Singh, Technical Training 
Coordinator, ROE- 2, Maruti Suzuki India Ltd. as “Chairman in lieu of nominated Shri Ranjeet 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 जून 2018 


Sinha , General Manager, Bharat Wagon and Engineering Company Limited , Muzafarpur due to 
closure of Bharat Wagon and Engineering Company Limited , Muzafarpur . 

2 . Rest member remain same. 
Oder: — It is thereby ordered to publish this resolution in government gazette for the 

common public and give copy of this to all related . 


By order of the Governor of Bihar, 

(Sd) Illegbile , 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 575- 571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


